निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(#o पटना 65 पटना, म माघ,1231 GAON 2010 


5 माघ 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 25 जनवरी 2010 


( सं0 पटना 65 ) 


ग्रामीण विकास विभाग 


ch 


अधिसूचना 

___ 25 जनवरी 2010 
सं .- 2 / स्था .- 5 - 01 / 10 - 591 - विभागीय अधिसूचना सं0 447 , दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा बिहार 
ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली 2010 का गठन किया गया है। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग में 
यह प्रावधानित है कि बेसिक ग्रेड में ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पर नियुक्ति की जानी है तथा कम से 
कम 3 ( तीन ) वर्षों की सेवा के उपरान्त ही उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक दण्डाधिक 
पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा । बिहार ग्रामीण विकास 
सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के नियम 8 ( ख ) में यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने के 
लिए अंतरिम व्यवस्था की जा सकेगी । 

__ बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के अधीन नियमित नियुक्ति होने तक रिक्तियों को भरने हेतु 
अंतरिम व्यवस्था से संबंधित विभागीय संकल्प सं0 460, दिनांक 19 जनवरी 2010 की कंडिका 4( क ) के 
अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने के निमित्त पैनल 
निर्धारण करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन निम्न रूप से किया 
जाता है । 
क - विकास आयुक्त 

- अध्यक्ष 
ख - प्रधान सचिव / सचिव , कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

- सदस्य 
ग- कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी 

- सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 जनवरी 2010 
समिति पैनल का निर्धारण विभागीय संकल्प सं0 460, दिनांक 19 जनवरी 2010 में निहित 
प्रावधानों के आलोक में करेगी। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 65 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


